रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Su 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 25 , 2018 / आश्विन 3 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25 , 2018 /ASVINA 3, 1940 


सं . 3792 ] 
No. 3792 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर , 2018. 
का . आ . 4967( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3120 ( अ) तारीख 25 सितम्बर 2017 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में बाईपासो के 
सन्निर्माण सहित , राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 216 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 153) के कि . मी . 3. 800 से कि . मी . 25.645 
तक (रायगढ- सारंनगढ- सरायपाली खण्ड ) के भूखण्ड पर निर्माण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन 
और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 09 दिसम्बर 2017 
को नव प्रदेश ( अंग्रेजी में ) " को तथा तारीख " 09 दिसम्बर 2017 को केलो प्रवाह (हिंदी में ) में प्रकाशित किया गया था ; 
और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिर्पोट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


5624 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


___ अनुसूची 3D (जिला - रायगढ , तहसील - पुसौर) 
छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 216 पर कि . मी . 3. 800 से कि . मी . 25. 645 (रायगढ-सारंनगढ- सरायपाली खण्ड ) 

के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: रायगढ़ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमिका | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल ( हेक्टर 


1 


4 


5 


2 3 
तालुक का नाम: पुसौर 
गांव का नाम: बडे भंडार 


554 / 2 


| निजी 


कृषि 


0 . 274 


दीनबन्धु , चीनीलाल , सुनाऊ पिता रामेश्वर, 
अग्निबाई बेवा रामेश्वर , जाति भैना पता सा 
देह भूमिस्वामी 
( ५५४/ २ ) 


2555 /1 


निजीकृषि 


018 


0.08 


विश्राम , सुखलाल , परसुराम , राधाबाई पिता 
जगतराम , जाति तेली पता सा देह भूमिस्वामी 
(५५५/१ ) 


555 / 2 


निजी 


कृ षि 


0. 012 


घासीराम पिता त्रिलोचन, जाति अघरिया 
पता सा देह भूमिस्वामी 
|(५५५/2) 


4 


|| 558 / 2 


निजी 


कृषि 


0 . 15 


घासीराम पिता त्रिलोचन , जाति अघरिया 
|| पता सा देह भूमिस्वामी 
(५५८/२ ) 


1585 / 3 


निजी 


कृषि 


0 . 032 


घासीराम पिता त्रिलोचन , जाति अघरिया 
पता सा देह भूमिस्वामी (५८५/ ३) 


||6 


555 / 3 


निजी 


कृषि 


0. 134 


महेश पिता मंगलू जाति संवरा पता सा . देह 
भूमि स्वामी (५५५ / ३ ) 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टीकनाथ, लोकनाथ, पिता बासु जाति कोलता 
पता सा . देह भूमि स्वामी 


556 


निजीकृषि 


0.049 


|(५५६ ) 


. 


557 / 1 


निजी 


तेजी 


10 .142 


| सुमेधा पति भोगीलाल जाति कोलता पता सा . 
| देह भूमि स्वामी (५५७ /१ ५५८ / ३ }) 


. 


557/ 2 , 


निजी 


कृषि 


10 . 15 


0. 15 


साहेबराम, सरधाराम पिता करम सिंह जाति 
| तेली पता सा . देह भूमि स्वामी 
|(५५७/२ , ५५८/ ४ ) 


558/ 4 


||10558 / 

1निजीकृषि 


0 . 134 


|रंगलाल, साहेबराम, सरधाराम पिता करम 
|सिंह बिलासमति पिता करमसिंह, नानदाई 
बेवा करम सिंह जाति तेली पता सा . देह भूमि 
स्वामी (५५८ /१ ) 
| गुंजमति बेवा दौवा सोनकेश्वर वल्द दौवा 
जाति भैना पता सा . देह भूमि स्वामी 
( ५६४ ) 


| 11564 


निजी 


कृषि 


0.053 


12 


567 / 3 


निजी 


कृषि 


0 .036 


गंजमति बेवा दौवा सोनकेश्वर वल्द दौवा 
जाति भैना पता सा . देह भूमि स्वामी 
( ५६७/ ३ ) 


565 / 1 


निजी 


10 . 008 


बसंताबाई पति प्रेम पाढ़ी, जाति ब्राम्हण , पता 
सा दे भू स्वामी ( छ.ग. ग्रामीण बैंक बड़े भंडार 
|में बंधक ) ( ५६५ / १ ) 


14 || 567 / 1 


निजी 


कृषि 


0 . 008 


हरिश्चंद्र, मुन्ना , रामलाल , राजकुमार पिता 
|| ठंडाराम, चमारिन बेवा ठंडाराम , जाति भैना 
पता सा . देह भूमि स्वामी ( ५६७ / १ ) 


15585 / 1 


निजी 


कृषि 


||0.04 


फणीन्द्र पिता गोकुल , जाति कोलता पता सा . 
देह भूमि स्वामी ( भारतीय स्टेट बैंक पुसौर में 
बंधक ) ( ५८५ /१ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


11656712 


16 


567 / 2 


निजीकृषि 


कृषि 


0. 016 


0 .016 


बालकराम पिता दौवा, जाति भैना पता सा . 
देह भूमि स्वामी ( ५६७ / २ ) 


| 17554 / 3 


निजी 


कृषि 


0.02 


जगतराम पिता रामचरण , ना . बा . नीलेश , 
ना . बा . टीलेश, पिता पदमलोचन पा . मा . 
सावित्री बेवा पदमलोचन , मु. सावित्री बेवा 
पदमलोचन , टिकेमती बेवा रामचरण , 
मोहरमती पिता रामचरण, जाति भैना पता 
| सा . देह भूमि स्वामी ( ५५४ / ३ ) 


कुल 


1 . 3380 


[ फा . सं . RW/ NH- 37014/15/ 2010 - NHDP-IVA/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th September, 2018 
S . O . 4967( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 3120 (E ) dated 25 .09 .2017 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening /Fourlaning, etc .) Maintenance , management and operation 
of NH No . - 216 ( New NH No. - 153 )on the stretch of land from Km 3.800 to Km 25. 645 ( Raigarh - Sarangarh 
Saraipali Section ) in district of Raigarh in the state of CHHATTISGARH 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Nav Pradesh in English 
dated 09 .12 .2017 and “ Kelo Pravah in Hindi” dated 09. 12.2017 under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objections has been received from any person by the competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

___ And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


[ TT II - QU5 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 3D ( Dist - Raigarh , Tehsil - Pusaur ) 
Brief description of the land to be acquired ,with or without structure, falling within the stretch of land from Km . 3.800 to Km . 

25 .645 (Raigarh -Sarangarh -Saraipali Section ) The National Higaway No. 216 in the state of CHHATTISGARH . 


State : CHHATTISGARH 

District : RAIGARH 
Survey Type of Land Nature of Land 
Number 


Sr . 


Area in 
Hectare 


No . 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


2 13 14 15 
Taluk : Pusour 
Viilage : Bade Bhandar 


554 /2 


Private 


Agriculture 


0.274 


Dinbandhu , chinilal, Sunau S /o 
Rameshwar, Agnibai Wd/o Rameshwar, 
Cast Bhaina, Landlord 
554 /2 
Vishram , Sukhlal, Parsuram S /o 
Jagatram , Radhabai D /o Jagatram , Cast 
Teli, Landlord . 
555 / 1 


555 / 1 


Private 


Agriculture 


0 .08 


555 / 2 


Private 


Agriculture 


||0.012 


558 / 2 


Private 


Agriculture 


0.15 


Ghasiram S /o Trilochan , Caste - 
|Aghariya , Landlord . 
555 /2 
Ghasiram S /o Trilochan , Caste - 
Aghariya , Landlord . 
558 /2 
Ghasiram S /o Trilochan , Caste - 
|Aghariya, Landlord . 
585 / 3 


58573 


Private 


Agriculture 


||0.032 


555 / 3 


Private 


Agriculture 


0.134 


Mahesh S /o Mangloo , Caste - Sanwra , 
Landlord . 
555 / 3 
Teeknath , Loknath S /o Basu , Caste 
Kolta , Landlord . 
556 


556 


Private 


Agriculture 


0.049 


557 / 1 


Private 


Agriculture 


0. 142 


Sumedha W /o Bhogilal , Caste -Kolta , 
Landlord . 
557/ 1 558 / 3 } 


|| 557 / 2 , 558 / 4 | Private 


Agriculture 


0. 15 


5 


Sahebram , Sardharam S /o Karamsingh , 
Caste - Teli, Landlord . 
557/ 2 , 558/4 


10 


558 / 1 


Private 


Agriculture 


|| 0 . 134 


Ranglal, Sahebram , Sardharam Slo 
Karamsingh , Bilasmati D /o Karamsingh , 
Nandai Wd/o Karamsingh , Caste - Teli, 
Landlord . 
558 / 1 


11 


564 


Private 


vate 


Agriculture 


Agriculture 


||0 .053 


Gunjmati Wd/o Dauwa, Sonkeshwar S /o 
Dauwa, Caste - Bhaina, Landlord . 
564 


567 / 3 


Private 


Agriculture 


0.036 


Gunjmati Wd/o Dauwa, Sonkeshwar S / o 
Dauwa, Caste - Bhaina , Landlord . 
567/ 3 


13 


565 / 1 


Private 


Agriculture 


0 .008 


Basantabai W /o Prem Padhi, Caste - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


Bramhan , Landlord . (Mortgaged in CG 
Gramin Bank Bade Bhandar ) 
565 / 1 
Harishchandra , Munna, Ramlal, 
Rajkumar S /o Thandaram , Chamarin 
Wd/o Thandaram , Caste Bhaina, 
Landlord . 
567/ 1 


Private 


Agriculture 


|| 0 . 008 


Private 


Agriculture 


0. 04 


Fanindra S / o Gokul, Caste Kolta , 
Landlord . (Mortgaged in SBI Branch 
Pusour) 
585 / 1 


16 


567 12 


Private 


Agriculture 


||0 .016 


Balakram S / o Dauwa, Caste - Bhaina , 
Landlord . 
567/2 


17. || 554 / 3 


Private 


Agriculture 


10 .02 


Jagatram S /o Ramcharan , Na.Ba. Nilesh , 
Na. Ba . Tilesh S / o Padmalochan , Pa .Ma. 
Savitri Wd/o Padmalochan , Mu. Savitri 
Wd/ o Padmalochan , Tikemati Wd/ o 
Ramcharan ,Moharmati D /o Ramcharan , 
Caste - Bhaina Landlord . 
554 / 3 


TOTAL 


| 1 . 338 


[F . No. RW /NH - 37014 /15 /2010 -NHDP - IVA /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. A 


054 . ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 


KUMAR 


Date : 2018.09.26 


15 :28 :36 + 05 30 


